V 


रजिस्ट्री सं॰ डी एल - 33004/ 99 


REGD . NO. D . L .- 33004/ 99 


की 


_ REGD. NO.D.L.-33004/99 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड ३ - उप - खण्ड (i ) 
PART II - Section3 - Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


. . 


सं . 432 ] 
No . 432 ] 


नई दिल्ली, शुक्रवार, मई , 2003 / वैशाख 19 , 1925 
NEW DELHI, FRIDAY , MAY 9 , 2003 /VAISAKHA 19 , 1925 


- 


- 


- 


- 


- 


वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 


( वाणिज्य विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, १ मई, 2003 

सं . १ ( आर ई- 2003 )/ 2002 - 2007 , 
का . आ . 535( अ ). - निर्यात और आयात नीति , 2002 - 2007 के पैराग्राफ 1. 1 और 2.4 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और 
विनियमन ) अधिनियम, 1992 ( 1992 की संख्या 22 ) की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकारनिर्यात और आयात मदों 
के आई टी सी ( एच एस ) वर्गीकरण, 2002 - 2007 में , एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है । 

2. प्याज के निर्यात से संबंधित पहले जारी किए गये विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना का अतिक्रमण करते हुए अब सक्षम 
प्राधिकारी के अनुमोदन से निम्नलिखत प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय लिया गया है : -- 

( i) सभी किस्म के प्याज के निर्यात पर सभी मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिए गये हैं । 
( i ) अधिसूचना संख्या -41( आर ई- 98 )/ 1997 --2002 दिनांक 12- 2 - 1999 और इस संबंध में बाद में जारी की गई अधिसूचनाओं के 

तहत यथा अधिसूचित नेफेड और अन्य एजेसियों के माध्यम से सारणीकरण के तरीके को फिलहाल रोक दिया गया है । अधिसूचना 
सं . 8( आर ई- 2002 )/2002 - 2007, दिनांक 28 - 6- 2002 और अधिसूचना संख्या 14 ( आर ई- 2002 )/ 2002 - 2007, दिनांक 
21 - 8 - 2002 के तहत यथा अधिसूचित इन एजेंसियों द्वारा प्याज निर्यातकों को प्रदान की जाने वाली सेवा के लिए नामित एजेंसियों 

और शुल्क को जारी रखा जायेगा । 
3. इसे लोक हित में जारी किया जाता है । 

[ फा. सं. 01 / 91 / 162/ 430/ए. एम. 99/पीसी- III ] 

एल. मानसिंह , महानिदेशक, विदेश व्यापार 


1322 GI/ 2003 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II- --Sec . 3( ii)] 


Nm 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce) 

NOTIFICATION 
New Delhi,the 9th May, 2003 ; 

No.9(RE- 2003)/2002 -2007 
S.O . 535 (E ).- In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation ) 
Act , 1992 (No. 22 of 1992 ) read with Paragraph 1. 1 and 2 .4 of the Export and Import Policy, 2002 - 2007 the Central 
Government hereby makes the following amendments in the ITC (HS) Classifications of Export and Import Items, 
2002 --- 2007 . 


2 . In supersession of DGFT s notifications,issued earlier pertaining to export ofonion it has now been decided to 
inake the following proposals with the approval of competent authority : 


(i) All quantitative restrictions on export of all varieties ofonion stand removed . 


(i ) The mechanism of canalisation of export through NAFED and other agencies as notified vide notification 

No . 41 (RE - 98 )/1997 - - 2002 dated 12 - 2 - 1999 and subsequent notifications issued in this regard would be 
retained forthe timebeing. The number ofagencies and the fees for the service provided to onion exporters 
by these agencies as notified vide notification No. 8 (RE - 2002 )/2002 - 2007 dated 28 -6 - 2002 and notification 
No. 14 (RE - 2002)/2002 - 2007 dated 21 -8 - 2002 would continue. 


3 . This issues in Public interest. 


F . No. 01/91/ 162/430 /AM - 99 /PC . HIJ 


L. MANSINGH , DirectorGeneral of Foreign Trade 


Printed hy the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published hy the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


